निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 478 ) 


22 आषाढ 1932 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 13 जुलाई 2010 


विधि विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 


8 जुलाई 2010 


एस0ओ0 136 , दिनांक 13 जुलाई 2010 — दिनांक 06 जुलाई 2010 को राज्य मंत्रिपरिषद् की हुई बैठक 


में लिये गये निर्णय के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय , पटना में सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ राजकीय 
अधिवक्ता संख्या -9 के पद पर नियुक्त श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय , पटना में 
माननीय न्यायमूर्ति के रूप में पद ग्रहण करने के फलस्वरूप रिक्त पद पर श्री मो0 एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, 
स्थायी सलाहकार संख्या - 17 को नियुक्त किया जाता है । सरकारी वकील संख्या -9 श्रीमती अनिता सिन्हा द्वारा 


पद त्याग किये जाने के फलस्वरूप रिक्त पद पर श्रीमती नम्रता मिश्र, अधिवक्ता को सरकारी वकील संख्या - 9 


के पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री प्रशान्त प्रताप, अधिवक्ता को स्थायी सलाहकार संख्या -17 के रिक्त 
पद पर तथा श्री अजय, स्थायी सलाहकार संख्या -3 (सिलिंग ) को स्थायी सलाहकार संख्या - 24 के पद पर 


नियुक्त किया जाता है। 


(2 ) इस प्रकार स्थायी सलाहकार संख्या -3 (सिलिंग ) का पद स्वतः समाप्त हो जायेगा । 


3. यह नियुक्ति अगले आदेश तक के लिए होगी तथा उक्त विधि पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण 


की तिथि से यह आदेश प्रभावी होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 जुलाई 2010 
___ 4. उपरोक्त विधि पदाधिकारियों को विधि विभाग द्वारा समय - समय पर निर्गत निर्धारित शुल्कादि देय 


होगा । 


( सं0सं0 - सी0/ ई0एच0 -38/ 2000/ 2942 / जे0 ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


राजेन्द्र कुमार मिश्र , 


सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 478 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


